... 


. 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 कार्तिक 1936 ( श० ) 
संख्या 569 राँची , सोमवार 

27 अक्टूबर , 2014 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
25 अक्टूबर, 2014 


संख्या-1/ पी0 - 1041 / 2001 पार्ट का . - 10518--प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री बी0के0 त्रिपाठी , भा .प्र. से. ( झाः83 ) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने 
की तिथि से भा .प्र. से. के स्थिर वेतनमान ( रु0 80 , 000 /- नियत ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक 
इन्हें अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री त्रिपाठी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य सचिव , जल संसाधन विभाग, 
झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 569 - 50 | 


